सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 273 राँची, गुरुवार, 


28 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
27 मार्च, 2019 


बेचा 


संख्या-5 / आरोप- 1-173 / 2017-1479 ( HRMS ) -- श्री अभय कुमार झा, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित 

गृह जिला- सहरसा , बिहार ), तत्कालीन अंचल अधिकारी , बहरागोड़ा के विरूद्ध दिनांक 14.08.2017 
को अनधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने एवं भ्रामक स्पष्टीकरण समर्पित करने संबंधी आरोप 
उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पत्रांक-1114/ स्था ०, दिनांक 06.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराया 
गया है । 

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक -11788, दिनांक 01.12.2017 द्वारा उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , 
जमशेदपुर से श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रपत्र- क में गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध 
कराने का अनुरोध किया गया । 

उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पत्रांक -1315/ स्था ०, दिनांक 30.12.2017 द्वारा श्री झा के 
विरूद्ध प्रपत्र - क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया , जिसमें श्री झा के विरूद्ध दिनांक 
14.08.2017 को बहरागोड़ा अंचल क्षेत्र में घटित भीषण सड़क दुर्घाटना के उपरांत अफरा-तफरी एवं 
विधि -व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने एवं उनकी खोज करने पर पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय से 
बाहर रहने , चैकीदारों का वेतन भुगतान लम्बित रखने एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने का 
आरोप प्रतिवेदित किया गया । 


2 


, 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 28 मार्च, 2019 
उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-618, दिनांक 19.01.2018 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग 
की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक-66, दिनांक 07.02.2018 द्वारा स्पष्टीकरण 
समर्पित किया गया । 

श्री झा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3481, दिनांक 24.05.2018 द्वारा उपायुक्त , 
पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर से मंतव्य की माँग की गयी । उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के 
पत्रांक -505/ स्था ०, दिनांक 15.06.2018 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया , 
जिसमें श्री झा के स्पष्टीकरण को " स्वीकार योग्य नहीं " प्रतिवेदित किया गया है । 

श्री झा के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के मंतव्य 
समीक्षोपरांत श्री अभय कुमार झा , तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के विरूद्ध । सेवा सम्पुष्टि की 
तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) 
के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


, 


, 


Sr 
No. 


Employee 
Name 


Decision of the Competent authority 


G.P.F. No. 


1 


2 


3 


1 


ABHAY 
KUMAR JHA 


श्री अभय कुमार झा , झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित बैच ), तत्कालीन अंचल 
अधिकारी , बहरागोड़ा के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के 
अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


JHK / JAS /272 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कुमार खेतान , 


अशोक 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/ 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 273 -- 50 


